COM 


SHITALIA 


THATI 


DATERI 


LIER 


PATRAKAR 


LITWARA 


PILLARUARY 





सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

10 भाद्र 1936 ( श० ) 
संख्या 414 राँची , सोमवार 

1 सितम्बर , 2014 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


- -- -- -- -- 

अधिसूचना 
26 अगस्त , 2014 


संख्या-3/ पद-1( ख )-03 / 2014 का . 8574-- अपर सचिव , उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री बालेन्दु भूषण आनन्दमूर्ति , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 321/ 03 , गृह जिला- दुमका) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग , झारखण्ड, 
राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/ पद-1( ख )- 03 / 2014 का . 8575 --पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री अनिल कुमार सिंह 
झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 478/ 03 , गृह जिला- गया ) को अगले आदेश तक निदेशक , संस्कृति , कला 
संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 1 सितम्बर , 2014 


2. उपरोक्त स्थानांतरण / पदस्थापन से प्रभावित वैसे पदाधिकारी जिनके स्थान पर किसी 
पदाधिकारी का पदस्थापन हो गया है एवं उनका कही पदस्थापन नहीं हुआ है, वे कार्मिक, प्रशासनिक 
सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची में योगदान करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखिलेश कुमार बाजपेयी , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 414 -50 | 


